इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


Site 


• म 


Pics 


सत्यमेव जयत 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 143 ] 


भोपाल. शक्रवार , दिनांक 31 मार्च 2017 - चैत्र 10 . शक 1939 


चिकित्सा शिक्षा विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2017 
क्र . एफ - 4- 18 - 2013 - पचपन -2. - मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011 ) की धारा 36 के 
साथ पठित धारा 37 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय 
परिनियम, 2013 में , निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् : 

संशोधन 
उक्त परिनियमों में : 
1. परिनियम छब्बीस में , 
( एक ) पैराग्राफ 3 में , 
( क ) उप पैराग्राफ (3 ) में , मद ( घ ) में , परंतुक में कोष्ठक एवं अक्षर “ ( ग ) ", के स्थान पर , कोष्ठक एवं अक्षर 

“ ( घ ) " स्थापित किया जाए, 
( ख ) उप पैराग्राफ ( 4) में , मद ( च ) में , उप मद ( दो ) में , परंतुक का लोप किया जाए. 
( दो ) . पैराग्राफ 9 में , उप पैराग्राफ ( घ ) में, कोष्ठक , अंक एवं शब्द " ( 2 ) और ( 3) " के स्थान पर कोष्ठक , अक्षर एवं 

शब्द “ ( ख ) और ( ग) " स्थापित किया जाए . 
( तीन ) पैराग्राफ 14 में , उप पैराग्राफ ( ख ) में , मद ( बीस ) में , अंक एवं शब्द " 31 जुलाई " के स्थान पर , अंक एवं शब्द 

" 31 मार्च " स्थापित किया जाए. 
2. परिनियम इकतीस में , 

( एक ) पैराग्राफ 10 में, उप पैराग्राफ (6 ) का लोप किया जाए, 
( दो ) पैराग्राफ 11 में उप पैराग्राफ ( 1 ) में , शब्द " कुलपति या प्राध्यापक की श्रेणी से अनिम्न उसका नामित " के स्थान 

• पर, शब्द " प्राध्यापक की श्रेणी से अनिम्नका नामिती जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा " स्थापित किया 
जाए . 

285 


286 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2017 


3. परिनियम अड़तीस में , पैराग्राफ 4 में , उप पैराग्राफ ( 2 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैराग्राफ स्थापित किया 

जाए, अर्थात्: 
"( दो ) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्देशित दो सदस्य ". 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

बी. आर. सुनहरे , उपसचिव. 
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2017 
क्र . एफ - 4 -18- 2013- पचपन - 2. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ - 4 - 18 - 2013-- पचपन - 2, दिनांक 30 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

बी. आर. सुनहरे, उपसचिव. 
Bhopal , the 30th March 2017 


vers 


No. F . 4 - 18 - 2013 -LV - 2 . - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 37 read with Sec 
36 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishvidyalaya Adhiniyam , 2011 (No. 19 of 2011) the State Government, 
hereby , makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishvidyalaya Statutes, 2013 , 
namely : 


AMENDMENTS 


In the said Statutes, 


1. 


In Statute XXVI, - 


(i) In Paragraph 3, 
(a ) in sub- paragraph (3 ), in item (d ), in proviso , for brackets and letter " (c )" the brackes and letter 

“ ( d ) ” shall be substituted ; 


(b ) in sub paragraph (4 ), in item (f), in sub - item ( ii ), the proviso shall be omitted . 
( ii ) In paragraph 9 , in sub -paragraph (d ) for brackets , figures and word “ (2 ) and (3)” , the brackets , letters 

and word (b ) and (c ) ” shall be substituted . 


( iii ) In Paragraph 14, in sub paragraph ( b ), in sub item ( xx ), for figure and word "31st July , the figure 

and word “ 31st March ” shall be substituted . 


2 . In Statute XXXI, — 


(i) In paragraph 10 , sub -paragraph (6 ) shall be omitted , 


( ii ) 


In Paragraph 11, in sub paragraph ( 1) , for words “ Vice -Chancellor s or his nominee not below the 

rank of professor , the words " nominee not below the rank of professor nominated by vice 
chancellor shall be substituted . 


3 . In Statute XXXVIII , in paragraph 4 , sub- paragraph (2 ) , the following sub - paragraph shall be substituted , 

namely : 


“ (2 ) Two members nominated by the executive council;" , 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

B. R . SUNHARE, Dy. Secy . 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुंद्रित तथा प्रकाशित --- 2017 . 


